संख्या 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

18 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 

वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


311 राँची , सोमवार , 


अधिसूचना 
27 जून , 2022 


—— 

संचिका संख्या- वनभूमि -11 / 2020-1804 - भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( अधिनियम XVI1927 ) की 
धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल इस अधिसूचना की तिथि से 
अधिसूचना में वर्णित में विनिर्दिष्ट जिला- पूर्वी सिंहभूम में स्थित 24.905 एकड़ ( 10.079 हे . ) रैयती 
गैर - वन भूमि , जो प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड , जमशेदपुर , के द्वारा वन ( संरक्षण ) 
अधिनियम , 1980 के तहत् रामगढ़ वन प्रमंडल , रामगढ़ के अन्तर्गत ओपन काष्ट माईनिंग वेस्ट बोकरो 
कोलियरी कोल डम्प यार्ड परियोजना हेतु 24.42 एकड़ ( 9.8866 हे . ) वनभूमि अपयोजन के विरूद्ध 
क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सौपी गयी है , पर उक्त अधिनियम के अध्याय- IV के प्रावधानों को लागू करने 
की घोषणा करते हैं । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 

यह भूमि ओपन काष्ट माईनिंग वेस्ट बोकरो कोलियरी कोल डम्प यार्ड परियोजना हेतु मेसर्स 
टाटा स्टील लिमिटेड ( प्रयोक्ता अभिकरण ) के पक्ष में रामगढ़ वन प्रमंडल के अन्तर्गत 24.42 एकड़ 
( 9.8866 हे . ) वन भूमि के अपयोजन की भारत सरकार , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
का पत्रांक- 10-249 / FCE दिनांक 03.01.2011 के द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति ( In - principle approval ) 
के आलोक में उपलब्ध कराया गया है । 


चूंकि , यह भूमि , जिसकी विवरणी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है , रैयती भूमि थी तथा जिसे 
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्रय किया गया है एवं वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड 
सरकार के पक्ष में केस संख्या - 539 / R27 2018-2019 द्वारा दाखिल - खारिज किया गया है तथा सेल 
रजिस्ट्रेशन डीड संख्या - 3136 दिनांक- 20.07.2018 द्वारा वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित है । अतः उक्त भूमि पर किसी भी अन्य विभाग एवं आम जन का 
कोई दावा अथवा छूट ( Right and concession ) नहीं है तथा यह भूमि सभी अधिभार एवं अतिक्रमण से 
मुक्त है । 


2 


विनिर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत सुरक्षित 
( Protected ) वन के रूप में अधिसूचित किया जाता है एवं अब से यह भूमि सुरक्षित वन ( Protected 
Forest ) कहा जायेगा । 


1 

वन , 
पर्यावरण 

एवं 


भूस्वामी मौजा 


जलवायु 

परिवर्तन 

विभाग , 


झारखण्ड 

सरकार 


भूमि की विवरणी : 


- 


थाना थाना जिला 

न . 


2 

3 

कलशीमुंग | घाटशिला 


4 
352 


5 


पूर्वी 

सिंहभूम 


सी . 


एस . 


खाता 

नं . 


6 


66 


43 


43 


55 


53 


सी . सी . 
एस . 
प्लॉट 

नं . 


7 


400 ( P ) 


401 ( P ) 


402 


404 ( P ) 


407 


एस . खाता प्लॉट 
किस्म नं ० नं . 


8 


गोड़ा 

दो 


गोड़ा 
दो 


गोड़ा 

दो 


गोड़ा 
दो 


हाल हाल 


गोड़ा 
दो 


9 


66 


43 


43 


55 


53 


10 


400 ( P ) 


401 ( P ) 


402 


404 ( P ) 


407 


क्षेत्रफल 
किस्म ( एकड़ ) 


हाल 


11 


गोड़ा 

दो 


गोडा 
दो 


गोड़ा 
दो 


गोड़ा 
दो 


गोडा 
दो 


12 


2.87 


0.645 


1.55 


0.54 


2.04 


13 

उ.- 400 ( अंश ) , 401 

द 

406 

411 , 412 

402/480 


- 


पू . 

प . 

3. - 399 

द . 

400 

पू . - 401 ( अंश ) 

प . 

402/480 


चौहदी 


- 


उ . 

396 

द . 

404 ( अंश ) 

पू . - 402 / 480 

प . -403 

उ . 

द . 

पू . 

प . ग्राम का 

सिमाना 


- 


402 

404 ( अंश ) 

402/480 


उ . 

द 

499 

पू . 408 ( अंश ) 


408 

475 , 474 , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 

गोडा 43 
दो 


43 


43 


08 


43 


43 


43 


55 


43 


53 


43 


43 


36 


410 


411 


412 


416 


417 गोड़ा 
दो 


420 


421 ( P ) 


गोड़ा 43 
दो 


423 ( P ) 


गोड़ा 
दो 


418 गोड़ा 43 
दो 


425 ( P ) 


419 गोड़ा 55 
दो 


400/486 


गोडा 43 
दो 


गोड़ा 

दो 


गोड़ा 
दो 


08 


गोड़ा 
दो नयी 
परती 
एक 


साल 

गोड़ा 

दो 


43 


गोड़ा 
दो 


43 


53 


43 


43 


410 


411 गोड़ा 

दो 


412 


416 


417 


418 


419 


420 


421 ( P ) 


423 ( P ) 


425 ( P ) 


गोड़ा 

दो 


36 400/486 


गोड़ा 

दो 


गोडा 

दो 


गोड़ा 
दो 


गोड़ा 

दो 


गोड़ा 
दो 


गोड़ा 

दो 


गोड़ा 
दो 


गोड़ा 

दो नयी 

परती 

एक 

साल 

गोडा 

दो 


गोड़ा 
दो 


1.02 


1.31 


1.20 


2.40 


2.04 


1.36 


2.04 


2.26 


1.26 


0.35 


0.13 


0.50 


प . - 475 

उ . 411 

द . 409 , 
400/486 

पू . - 416 ( अंश ) 
प . 400 ( अंश ) , 
400/486 ( अंश ) 

उ . 

412 , 413 

द 

410 

पू . 

416 

प . 400 ( अंश ) 

उ . 

414 

द 

411 

पू . 

413 

प . - 400 

उ . 

498 

द . 

420 

पू . - 417 , 420 

प . 

413 , 411 , 

410 

3. - 498 

द 


25 


प . - 416 


उ . 

द . 


- 


उ . 

द 

प . 

497 , 

a 

423 ( अंश ) 

प . 

417 , 419 

उ . 

417 , 418 

द . 

421 

पू . - 423 , 422 

प.- 420 


bie 


- 


5 


408 ( अंश ) , 421 ( अंश ) 

419 

प . 

409 , 416 

उ.- 420 ( अंश ) 

द . 

500 

पू . 421 ( अंश ) 

प . -499 

उ . 

द . 

पू . 

प . - 418 


- 


419 , 420 

418 


- 


498 , 414 

419 


- 


- 


416 , 417 


3. 497 , 424 

द . - 425 ( अंश ) 

पू . 376 

प . 


497 

423 ( अंश ) 

425 ( अंश ) 


423 ( अंश ) 


3. - 410 , 
400 ( अंश ) 

द . 409 

409 


प.- 406 


3 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 

43 402/480 गोड़ा 43 402/480 गोड़ा 1.39 
at at 


chel- 24.905 


3 . 

396 

द . 

406 , 475 

पू . 401 ( अंश ) , 

400 ( 312 ) 


Notification 
27 जून , 2022 


प . 


- 


- 


402 , 404 


उपर्युक्त आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद राज्यपाल , झारखण्ड के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकार पाठ 
समझा जाएगा । 


झाखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एल . खियांगते , 
अपर मुख्य सचिव | 


Forest Environment and Climate Change Department 


File No. - Vanbhumi - 11 / 2020- 1804 -- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the 
Indian Forest Act , 1927 ( Act XVI of 1927 ) , the Governor of Jharkhand is pleased to declare the 
provisions of Chapter IV of the said Act applicable , from the date of this notification , to the 24.905 
Acre ( 10.079 ha . ) non forest Raiyati land specified in the Schedule hereto annexed and situated in the 
district of East Singhbhum , Handed over for Compensatory Afforestation by M / s Tata Steel Ltd. 
Jamshedpur in lieu of diversion of 24.42 Acres ( 9.8866 ha . ) forest land under Forest ( Conservation ) 
Act , 1980 , in Protected Forest of Ramgarh Forest Division for proposed Open Cast Mining West 
Bokaro Koliyari , Coal Dump Yard project . 

In lieu of in principle approval for diversion of 24.42 Acres ( 9.8866 ha . ) forest land under 
Ramgarh Forest Division for Open Cast Mining West Bokaro Koliyari , Coal Dump Yard Project in 
favour of M / s Tata Steel Ltd. vide Govt . of India , Ministry of Environment , Forest and Climate 
Change letter no 10-249 / FCEdate 03.01.2011 the above said land has been made available . 

Since , the land specified in the schedule below was Raiyati which has been purchased by the 
User Agency and transferred it through registered Sale Deed No - 3136 dated - 20.07.2018 and mutated it 
in favour of Forest & Environment Department , Government of Jharkhand through Case No - 539 / R27 
2018-19 . Hence , Rights or concession of any other Government Department and / or private person over 
the land comprised in this notification do not exist and the land is free from all encumbrance and 
encroachment . 


The land specified in the Schedule , is being notified as " Protected Forest " under Section 29 of 
Indian Forest Act , 1927 and hence forth it shall be called " Protected Forest " 


Land owner 


Forest , 


1 


Environment & 

Climate Change 

Department , 

Government of 

Jharkhand . 


Village 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 


Thana 


2 

3 

Kalshimung Ghatsila 


Thana 
No. 


4 

352 


District 


5 
East 
Singhbhum 


C.S. 
KhataNo 


6 
66 


43 


43 


55 


53 


43 


43 


08 


43 


43 


43 


55 


43 


53 


Schedule 

C.S. Plot C.S. Type of 
No. Land 


43 


7 
400 

( P ) 


401 
( P ) 


402 


404 
( P ) 


407 


410 


411 


412 


416 


417 


418 


419 


420 


421 
( P ) 


423 

( P ) 


8 
Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II Nayi 
Parti 
EkSaal 


R.S. 
Khata 
No. 

9 

66 


43 


43 


55 


53 


43 


43 


08 


43 


43 


| 


43 


55 


43 


53 


43 


R.S. Plot R.S. Type 
of Land 


no . 


10 
400 

( P ) 


401 
( P ) 


402 


404 
( P ) 


407 


410 


411 


412 


416 


417 


418 


419 


420 


421 
( P ) 


423 
( P ) 


11 
Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II 


Goda II Nayi 
Parti 
EkSaal 


Area 

( Acre ) 


12 
2.87 


0.645 


1.55 


0.54 


2.04 


1.02 


1.31 


1.20 


2.40 


2.04 


1.36 


2.04 


2.26 


1.26 


0.35 


13 

N - 400P , 401 

S 

406 

E 


W 


- 


- 


N - 399 

S - 400 

E 

401 ( P ) 

W - 402/480 


- 


N 


Boundary 


N - 396 

S - 404 ( P ) 

E 402/480 

W - 403 


N - 402 

S 


411,412 

402/480 


- 


404 ( P ) 

E 402/480 

W - Village kaSimana 


S 

E 


- 408 


N 

S 


475 , 474 , 499 

408 ( P ) 


W - 475 


N - 411 

S - 409 , 400/486 

E - 416 ( P ) 

W - 400 ( P ) , 400/486 ( P ) 


N - 412 , 413 

S - 410 

E- 416 

W - 400 ( P ) 


N - 414 

S - 411 

E - 413 

W - 400 


N - 498 

S - 420 


E - 417 , 420 

W - 413 , 411 , 410 


N - 498 

S 

E - 418 

W - 416 


419 , 420 


498,414 

419 

E- 497 , 423 ( P ) 

W - 417 , 419 ( P ) 

N - 417 , 418 

S 

421 

E- 423 , 422 

W - 420 


N - 416 , 417 

S- 408 ( P ) , 421 ( P ) 

E - 419 

W - 409 , 416 


N - 420 ( P ) 
S - 500 
E - 421 ( P ) 
W - 499 

N - 497 

S - 423 ( P ) 

E 

425 ( P ) 

W - 418 


5 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जुलाई , 2022 

Goda II 

43 

Goda II 


43 


36 


43 


425 
( P ) 


400 / 
486 


402 / 
480 


Goda II 


Goda II 


36 


43 


425 

( P ) 


400 / 
486 


402 / 
480 


Goda II 


Goda II 


0.13 


0.50 


1.39 


Total- 24.905 


N – 497 , 424 

425 ( P ) 

S 
E - 376 

W – 423 ( P ) 

N – 410 , 400 ( P ) 

S - 409 
E - 409 

W - 406 


N - 396 

S - 406 , 475 

E – 401 ( P ) , 400 ( P ) 

W - 402404 


By the order of the Governor of Jharkhand , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 31150 


L. Khiangte , 

Additional Chief Secretary . 


